रोजस्ट्री सं . डी . ( डो . एन . )-127 


REGISTERED NO D.iP. N.) : 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


: 


भाग I - खुण्ड 1 
PART 1 - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


2 


. .. 


सं . 11 ] 
No. 11) 


नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 1988/पौष 25, 1909 
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 1988/PAUSA 25, 1909 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paying is given to this part in order that it inay be filed as a 

separate compilation 


पर्यावरण और वन मंत्रालय 
(पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग ) 
नई दिल्ली , 15 जनवरी , 1988 

संकल्प 


- सं . 44011 / 2/ 86- पी . आई .. - -पर्यावरण और वन मंत्रालय के दिनांक 7 मई , 1985 
के संकल्प सं . 7-22/ 85 एफ . आर . वाई . ( पी ) के पैरा 6 के तहत डा . ( श्रीमती ) कमला 
चौधरी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी जिसे बाद 
में दिनांक 27 मई 1986 के मंकल्प सं० 44011/ 2/ 86- पी . आई. द्वारा संशोधित किया 
था । 


153 GI/88 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART 1 - SEC . 1] 


2. इसमें नकाल प्रभाव से निम्नलिखित परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है: -- 
( 1 ) डा . ( श्रीमती ) कमला चौधरी के स्थान पर राज्य मंत्री (पर्यावरण और वन ) 

बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे । 
( 2 ) श्री दलीप मथाई बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे । 
( 3 ) सचिव (पर्यावरण और वन ) जो पर्यावरण और वन से संबंधित सभी मामलों 

को देख रहे हैं , अपने कार्यों के अतिरिक्त बोर्ड के सदस्य सचिव के रूप में 

भी कार्य करेंगे । . 
3. राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड के गठन , भूमिका और कार्यों से संबंधित अन्य 
सभी शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा । 


ति . ना . शेषन , सचिव 


MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS 
(Department of Environment, Forests and Wildlife ) 
New Delhi, the 15th January , 1988 

RESOLUTION 


___ .). 440112186- PI . A . National Wastelands Development Board under 
i . chairmanship of Dr. ( Mrs ) Kamla Chowdhry was constituted vide para 6 . 
of the Ministry of Environment and Forests Resolution No . 7 - 22, 85FRY ( P ) 
dated 7th May , 1985 which was subsequently amended by Resolution No. 
440112/ 86 - PI dated 27th May , 1986. 


2 . It has been decided to make the following changes with immediate 
effect : - - 

(i) The Minister of State (Environment & Forests) will be the Chairman 

of the Board ex -officio in place of Dr. Kamila Chowdhry . 
( ii ) Shri Duleep Mathai will be Vice Chairman of the Board . 

Secretary (Environment & Forests ) dealing with all matters relating 
to environment and forests will also function as Member Secretary 

of the Board in addition to his duties. 
3 . All other terms and conditions relating to the composition , role and 
functions of the National Wastelands Development Board will remain unchange . 

T . N. SESHAN, Secy . 


PRINTED BY THB MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI - 110064 

AND PUHLISHED BY TuF CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELH1- 110054, 1988 


